रजिस्ट्री सं.डी.एल. - 33004 / 99 


REGD.No. D.L - 33004 / 99 


1/11 


सत्यमेव जयते 


भारत राजपत्रा 
The Gazette of India 


चा 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 29012021-224777 

CG - DL - E - 29012021-224777 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II- खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3 - Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 406 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , जनवरी 29 , 2021 / माघ 9 , 1942 
NEW DELHI , FRIDAY , JANUARY 29 , 2021 / MAGHA 9 , 1942 

, , 


No. 406 ] 


रेल मंत्रालय 


( रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 28 जनवरी , 2021 
का.आ. 443. ( अ ) . केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम , 1989 ( 1989 का 24 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 20 क की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी , भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 
3 , उप - खण्ड ( ii ) तारीख 23 सितम्बर , 2020 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय ( रेलवे बोर्ड ) की अधिसूचना 
संख्यांक का . आ . 3248 ( अ ) , तारीख 15 सितम्बर , 2020 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है ) द्वारा उक्त 
अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को , उत्तर प्रदेश राज्य के जिला सहारनपुर में विशेष रेल परियोजना 
अर्थात् , ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन , रख - रखाव , प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के 
अपने आशय की घोषणा की थी 

और , उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उप - धारा ( 4 ) के अधीन प्रतिदिन प्रकाशित होने 
वाले समाचारपत्रों हिन्दुस्तान टाईम्स व हिन्दुस्तान , तारीख 25 सितम्बर , 2020 को प्रकाशित किया गया था ; 
और , कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे तथा उस पर विचार किया गया और तद्नुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं , 

और , उक्त अधिनियम की धारा 20 ङ की उप - धारा ( 1 ) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय 
सरकार को प्रस्तुत कर दी है , 

अतः अब केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम , 1989 की धारा 
20 ङ की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी , 


599GI / 2021 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


और यह कि केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उप - धारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा 
करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से 
मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए 
संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


जिला सहारनपुर 


जमीन 


क्षेत्रफल 


ग्राम का 


भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का 


क्र ० 
संख्या 


तालुका 
का नाम 


का 


खसरा 
संख्या 


नाम 


जमीन 

की 
प्रकृति 
( 5 ) 


( हे 0 मे ) 


प्रकार 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


1 


सदर 


चकआदमपुर 


निजी 


कृषि 


30 


0.2176 


खलिल अहमद पुत्र फतेह मौ ० , 
मुख्यार , अ 0 रहीम , अखलाक अह 0 
पुत्रगण यामीन , गुलजार , जब्बार , 
मूसा , कुरबान व इमत्याज पुत्रगण 
मौ ० यासीन । 


निजी 


कृषि 


27 


0.1915 


खलील अहमद पुत्र फतेह मौ ० , 
मोहतसीन अहमद , 

मौ ० प्रवेज , 
अरशद , मौ 0 अलीम अहमद , मुस्तकीम 
अहमद पुत्रगण खलील अहमद , 
मुख्यार , अ 0 रहीम , अखलाक अह O 
पुत्रगण यामीन , गुलजार , जब्बार , 
मूसा , कुरबान व इमत्याज पुत्रगण 
मौ ० यासीन । 


निजी 


कृषि 


15 


0.1872 


मजाहर हसन पुत्र मुबारक , आफताब 
आलम पुत्र मजाहर , मेहताब आलम व 
अरशद पुत्र मजाहर हसन । 


निजी 


कृषि 


10 


0.3250 


मौ ० अफजाल , मौ ० अमजद , मौ ० 
आमिर व शेर अली पुत्रगण अहमद । 


निजी 


कृषि 


99 


0.0288 


खलिल अहमद पुत्र फतेह मौ 0 , 
मुख्यार , अ 0 रहीम , अखलाक अह O 
पुत्रगण यामीन , गुलजार , जब्बार , , 
मूसा , कुरबान व इमत्याज पुत्रगण 
मौ ० यासीन । 


निजी 


कृषि 


103 


0.0504 


इकरार अहमद पुत्र हसमत अली , 
अली हमजा नाबा ० 

16 वर्ष पुत्र 
निसार अहमद संरिक्षका माता शबनम 
व लायबानूर नाबा 0 14 वर्ष व निमरा 
नाबा 0 11 वर्ष पुत्रीगण निसार अहमद 
संरिक्षका माता शबनम व श्रीमती 
शबनम पत्नी स्व ० निसार अहमद व 
नौशाद अहमद पुत्र इरशाद अहमद व 
हमीदा पत्नी स्व 0 इरशाद अहमद । 


[ फा . सं . 2021 / एलएमएल- II / 12 / 2 / ईसी / 2111 ] 
ए . के . सिन्हा , कार्यकारी निर्देशक ( भू.एवं सु . और स्टे.वि. ) 


[ भाग II_ खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

: 


3 


MINISTRY OF RAILWAY 


( RAILWAY BOARD ) 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 28th January , 2021 


S.O. 443 ( E ) .— Whereas , by the notification of the Government of India , in the Ministry of Railways 
( Railway Board ) , number , S.O. 3248 ( E ) , dated the 15th September , 2020 , published in Gazette of India , 
Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) , dated the 23rd September , 2020 ( hereinafter referred to as the 
said notification ) under sub - section ( 1 ) of section 20A of the Railways Act , 1989 ( 24 of 1989 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the 
schedule annexed to the said notification for execution , maintenance , management and operation of Special 
Railway Project namely , Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Saharanpur in the State of Uttar 
Pradesh ; 


And whereas , the substance of the said notification was published in daily newspapers Hindustan Times 
and Hindustan , dated the 25th September , 2020 under sub - section ( 4 ) of section 20A of the said Act ; 


And whereas , no objections were received and the same has been considered and accordingly orders 
have been passed ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 20E of the said Act the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Now therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1 ) of section 20E of the Railways Act , 1989 , the Central Government hereby declares 
that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 20E of the said Act , the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule 
annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances . 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely Eastern 
Dedicated Freight Corridor in the district of Saharanpur in the State of Uttar Pradesh . 


District : Saharanpur 


Khasra 


Area in 


Sr. 
No. 
( 1 ) 
1 


No. 


Name of 
Taluk 

( 2 ) 
Sadar 


Type of 
Land 
( 4 ) 


Hectares 


Name of 
Village 

( 3 ) 
Chakadampur 


Nature of 
Land 
( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


Private 


Agriculture 


30 


0.2176 


Name of the land 
owner / interested persons 

( 8 ) 
Khaleel Ahmad S / o Fathe 
Mohammad , Mukhtyar , Abdul 
Rahim , Akhlak Ahmad S / o 
Yameen , Guljar , Jabbar , Musa , 
Kurban and Imtyaj Slo Mo. 
Yaseen . 
Khaleel Ahmad S / o Fathe 
Mohammad , 

Mohataseen 
Ahmad , Mohd . Parvaze , Arshad , 
Mohd . Aleem Ahmad , 
Mustakeem Ahmad S / o Khaleel 
Ahmad , Mukhtyar , Abdul 
Rahim , Akhlak Ahmad S / o 
Yameen , Guljar , Jabbar , Musa , 
Kurban and Imtyaj Slo Mo. 
Yaseen , 
Majahar Hasan S / o Mubarak , 
Afatab Alam S / Majahar , 
Mehtab Alam and Arshad S / o 
Majahar Hasan 
Mohd . Afzal , Mohd . Amzad , 
Mohd . Amir and Sher Ali S / o 
Ahmad . 
Khaleel Ahmad S / o 

Fathe 


Private 


Agriculture 


27 


0.1915 


Private 


Agriculture 


15 


0.1872 


Private 


Agriculture 


10 


0.3250 


Private 


Agriculture 


99 


0.0288 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


Mohammad , Mukhtyar , Abdul 
Rahim , Akhlak Ahmad S / o 
Yameen , Guljar , Jabbar , Musa , 
Kurban and Imtyaj Slo Mo. 
Yaseen . 
Iqrar Ahmad S / o Hasmat Ali , 
Ali Hamza Minor 16 Age S / o 
Nisar Ahmad guardian Mother 
Shabnam and Layebanoor Minor 
14 Age and Nimra Minor 11 
year D / o Nisar Ahmad guardian 
Mother Shabnam and Smt . 
Shabnam W / o Late Nisar 
Ahmad , Noshad Ahmad S / o 
Irshad Ahmad and Hamida W / o 
Late Irshad Ahmad . 


Private 


Agriculture 


103 


0.0504 


F. No. 2021 / LML - II / 12 / 2 / EC / 2111 ] 


A.K. SINHA , Executive Director ( LA and SD ) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


SURENDER 


Digitally signed by SURENDER 
MAHA DASAM 
Dale 2021.01.29 2219 : 00 
+05 : 30 


MAHADASAM 


